रजिस्ट्री सं . डी . ( डी . एन . )-72 


REGISTERED No. D . (D .N .)-72 


PET 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II सण्ड - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


[सं० 509] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 1983/ कातिक 25 , 1905 
[ No. 509] NEW DELHI , WEDNESDAY, NOV. 16, 1983/ KARTIKA 25 , 1905 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate 

compilation 


. 


. . 


. 


. . .. 


. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 नवम्बर , 1983 
का . आ . 815 ( अ ) . केन्द्रीय सरकार , आवश्यक सेवा अधिनियम , 1981 
(1981 का 40) की धारा 2 की उपधारा ( 1) के खंड ( क ) के उपखंड ( xvii) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी यह राय होने पर कि दिल्ली तथा गांवा , 
दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में होटलों (जिनके अंतर्गत उनसे संलग्न रेस्तरां हैं ) 

और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में भारत पर्यटन विकास निगम के यातायात एकको 
में किसी सेवा में हड़तालों से लोक उपयोगी सेवा के बनाए रखने पर प्रतिफल 
प्रभाव पड़गा , प्रत्येक ऐसी सेवा को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक 
सेवा घोषित करती है । 

[ . . 1 / 11025/ 26/ 83- आई. एस . ( यू . एम . डी . - 2) 

एल . एन . गुप्ता , संयुक्त सचिव 
1033 GI/83 

(1 ) 


का 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II — Sec . 3 (ii)] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th November , 1983 
S .O . 815 ( E ). In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( xvii ) of clause ( a ) of sub -section ( 1 ) of section 2 of 
the Essential Services Maintenance Act, 1981 (40 of 1981) , 
the Central Government, being of opinion that strikes in any 
service in the Hotels ( including restaurants attached thereon ) in 
the Union territories of Delhi and Goa, Daman & Diu ; and the 
transport units of India Tourism Development Corporation in 
the Union territory of Delhi would prejudicially affect the 
maintenance of the public , utility service , hereby declares every 
such service to be an essential service for the purpose of the said 
Act . 

No. I! 1102526183 - IS (US- D .II ) ] 

L . N . GUPTA , Jt. Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD, NEW DELHI- 110064 
AND TUBI ISHTED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1983 


